निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 570 ) पटना , सोमवार , 5 जुलाई 2021 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

3 मई 2021 
सं ० 11 न ० वि ० RERA- अध्यक्ष -01 / 2021-281 / न ० वि ० आ ० वि ० - भू - सम्पदा ( विनियमन और विकास ) 
अधिनियम , 2016 एवं बिहार भू - सम्पदा ( विनियमन और विकास ) नियमावली , 2017 के तहत गठित भू - सम्पदा 
विनियामक प्राधिकरण , बिहार के कार्य सम्पादन हेतु , सदस्य पद के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में , श्रीमती नुपूर 
बनर्जी , पति - डॉ ० सुकुमार बन्दोपाध्याय , जन्म तिथि -07.08.1959 , पता -15 / A , Gangadhar Sen Lane , Kolkata 
36 , West Bengal , Pin Code - 700036 को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

2. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से 05 वर्षों की अधिकतम अवधि अथवा 65 वर्ष की उम्र , दोनों में जो 
पहले हो , के लिए अनुमान्य होगी । 
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

fogli & j kt ; i ly dsvinski s 

( gOEvLi ] 
fo ' lek i fpoA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 570-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


